- - - - - - 


- - . - . - - 


ला - 33004 / 99 . 


REGD . NO . D . L . - 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


--- 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTESection 3. Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 2004 / पौष 11, 1925 
NEW DELHI, THURSDAY , JANUARY 1, 2004 /PAUSA 11 , 1925 


- 


सं . 21 


No. 2 ] 


शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय 


( दिल्ली प्रभाग ) 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली , 31 दिसम्बर , 2003 
का . आ . 2( अ). --दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में केन्द्र का निम्नलिखित जिन उपांतरणों/ संशोधनों का प्रस्ताव है उन्हें एतद्द्वारा सार्वजनिक 
सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है । कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी आपत्ति या सुझाव को इस नोटिस की तारीख के 30 दिनों के भीतर लिखित 
में अवर सचिव, दिल्ली प्रभाग, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय,निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011 को भेज सकता है । आपत्ति या सुझाव 
देने वाला व्यक्ति अपना नाम व पता भी दें । अवस्थिति प्लान के लिए इच्छुक पक्ष अवर सचिव, दिल्ली प्रभाव से संपर्क करें । 
उपांतरण : 
. . साकेत, नई दिल्ली में प्रस्तावित जिला न्यायालय के समीप जोन " एफ " सेक्टर VI, साकेत में निम्नलिखित क्षेत्रों के भू- उपयोग को बदलने 
का प्रस्ताव है : 


AN 


क्र . सं . 


क्षेत्र का विवरण 


भू - उपयोग 


तक 


1. सेक्टर VI , एम बी रोड ( साकेत ) का भाग जो उत्तर में प्रेस एन्क्ले व, दक्षिण में 

30. 78 मीटर चौड़ी सड़क तथा पश्चिम में जिला न्यायालय तथा संबद्ध कार्यालयों 
और पूर्व में डीएमआरसी आवास से घिरा हुआ है । 


रिहायशी सार्वजनिक तथा अर्ध 
112060. 678 वर्ग 

सार्वजनिक 
मीटर 
[ सं. के - 13011/ 10/ 2003 - डीडीआईबी ] 

जे. एस. दुआ, अवर सचिव 


2GI/ 2004 


- 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PARTIIVSEC 
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION 

(Delhi Division ) , 

PUBLIC NOTICE 

* New Delhi, the 31st December, 2003 
S . O . 2 (E ).-- - The following amendments /modifications which the CentralGovernment propose to make in th: 
Master Plan for Delhi, 2001 are hereby published for public information . Any person having any objection or suggestio. 
may send the same in writing to the Under Secretary , Delhi Division , Ministry of Urban Development and Povert 
Alleviation , Nirman Bhavan , New Delhi- 110011 within a period of 30 days from the date of this notice. The person making 
the objection or suggestion should also give his name and address. For location plant the interested party may contact 
Under Secretary , DelhiDivision 


Modification : 

It is proposed to change the land use of following areas in Zone ‘F Sector VI, Saket adjacent to the proposed 
District Courts in Saket, New Delhi : 


Sl. No . 


Description of Area 


Land Use 


From 


To 


1. Part of Sector - VI, M . B . Road (Saket ) bounded by Press Enclave 
Marg on North , 30 . 78 Mt. wide Road on South , District Court 
and Allied Offices on West and DMRC Housing on East . 


Residential 
112060 .678 

Sq.Mt. 


Public and 
Semi-Public 


[No. K -13011/ 10 / 2003- DDIB ] 

J.S .DUA, Under Secy . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


